निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 श्रावण 1935 ( श ) 
पटना , मगलवार , 15 जगत्त । 
पटना , मंगलवार , 13 अगस्त 2013 


( सO पटना 646 ) 


सामान्य प्रशासन विभाग 


आदेश 

6 अगस्त 2013 
सं0 3 / एम0 - 32 / 2013 / सा0प्र0 - 12951 — विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त 
पदाधिकारियों तथा कर्मियों की सेवायें संविदा पर लिए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना का 
संकल्प संख्या - 2804 दिनांक 29.03. 2010 निर्गत है जिसकी कंडिका - 4 में वैसे पदों का उल्लेख किया गया है जिन 
पर सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर नियोजित किया जा सकता है । 

2. उक्त विभागीय संकल्प संख्या 2804 दिनांक 29.03. 2010 की कंडिका - 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत 
विभिन्न अतिरिक्त पदों को उक्त संकल्प की कंडिका - 4 में सम्मिलित किया गया है , जिसके संदर्भ में अद्यतन 
विभागीय आदेश संख्या - 11338 दिनांक 09.07. 2013 निर्गत है । 

___ 3. उक्त के उपरांत विभिन्न विभागों द्वारा किये गये अनुरोध पर उनकी आवश्यकताओं और कठिनाईयों को 
देखते हुए , विभागीय संकल्प संख्या - 2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका- 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ के उपभोग करते 
हुए, निम्नरूप से कुछ अन्य पदों को उक्त संकल्प की कंडिका - 4 में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है 

(i) ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु 
पंचायत तकनीकी सहायक , कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यापालक अभियंता का पद; 

__ (ii) गृह ( आरक्षी) विभाग के अधीन वितंतु संचार व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देष्य से बिहार पुलिस रेडियो 
संगठन , पटना के साक्षर सिपाही (तक0 ), सहायक अवर निरीक्षक (तक0 ), अवर निरीक्षक ( तक0) एवं पुलिस निरीक्षक 
( तक0 ) स्तर का पद ; 


बिहार गजट ( असाधारण), 13 अगस्त 2013 
(iii) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार , पटना के अधीन पुलिस उपाधीक्षक का पद ; 


(iv ) योजना एवं विकास विभाग ( अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय ) के अन्तर्गत तकनीकी पदाधिकारी एवं 


सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का पद तथा 

(v) सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सूचना लिपिक , छायाकार, उर्दु सहायक , अनुवादक , वाहन चालक , 
आशुलिपिक एवं अनुसेवक का पद । 

4. उक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवाएँ लिए जाने के संबंध में उपर्युक्त संकल्प संख्या - 2804 दिनांक 
29. 03. 2010 की कंडिका - 5 में अंकित शर्ते एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इन पदों पर सेवाएँ लेने के लिए संबंधित 
विभागों द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

बशिष्ठ सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 646-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


